172 


HARYANA GOVT GAZ .,MAY 2 , 1978 (VYSK . 12, 1900 SAKA) 


(PART 1 


HEALTH DEPARTMENT 

The 25th April , 1978 


No. 7 /28 /78-4HBII. - In exercise of th : powers conferred by sub - section (1) of section 9 of 
the Prevention of Fool Adı: lteration Act, 1954 (Central Act 37 of 1954 ) read with rule 8 of the Prevention 
of Food Adulteration Rules, 1955. and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby rescinds the appointment of Sarvshri Sham Lal Chhabra and Sham Lal Verma, Tehsil 
Sanitary Inspectors as Food Inspectors and makes the following amendment in Haryana Government 
Health Department . Notification No. 2274-4 HBII - 77/ 17368 , dated the 9th June , 1977. namely : -- 

AMENDMENT 
In the said notification , Serial numbers 3 & 5 and the entries thereagainst shall be omitted . 

No. · 7/28 / 78-4HBII. - In exercise of the powers conferre ! by sub -section (1) of section 9 of tho 
Prevention of Food Adulteration Act, 1954 ( Central Act 37 of 1954 ), read with rule 8 of the Prevention 
of Food Adulteration Rules, 1955 , and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby rescinds the appointment of Shri Natha Singh , Senior Sanitary Inspector and makes the 
following amendment in Haryana Government . Health Department notification No. 2274-4HBII -77/17362. 
dated 9th June, 1977, namely : 


AMENDMENT 


In the said notification serial number 9 and the entries thereagainst shall be omitted . 

M. SETH; 
Commr . & Secy . 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


दिनांक 12 अप्रैल , 1978 
कमांक 528-ज (I ) -78/ 10714.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( I) तथा 3( I) के अनुसार सौंपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वालो युद्ध जागीर उनके 
नामके सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान कारते हैं 


क्रमांक जिला 


जागोर पाने वाले का 


गांव व पता 


तहसील 


फ़सल वर्ष जब से 

जागीर दी गई 


वार्षिक 
राशि 


नाम 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


रुपए 


1 


अम्बाला 


धनौरा 


अम्बाला 


रबी , 1973 से 


150 


श्री नन्द सिंह, पुत्र 
श्री गनेशा सिंह 
श्री विश्ना राम , पुत्र 
श्री फत्तू राम 


2 


माजरा 


जगाधरी 


रबी, 1974 में 


150 


खानपुर 


3 


शेखुपुरा 


अम्बाला 


रवी , 1974 से 


150 


श्री खजान सिंह , पुत्र 
श्री लक्ष्मन सिंह 


" 


दिनांक 17 अप्रैल, 1978 
क्रमांक 538-ज ( I) -78/10957.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए ) ( I ) तथा 3( I) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रूप चन्द , पुत्र श्री ताले राम , गांव खेड़ी बुरा , तहसील दादरी , 
जिला भिवानी , को खरीफ , 1975 से से 150 रुपए वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते हैं । 


